निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


15 चैत्र 1934 ( श 0 ) 


संख्या 14 


पटना , बुधवार , 


4 अप्रील 2012 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


2-4 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन, आई 0 ए 0, आई0 एससी ० , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी o , एम 0 ए , 
एमएससी , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


5-8 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , 


परिवहन सूचनाएं , 
और सर्वसाधारण 


न्यायालय 


सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


9-9 


2 


बिहार गजट , 4 अप्रील 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


उद्योग विभाग 


- 


अधिसूचना 

7 मार्च 2012 
सं ० 3( स ०) / उ ० स्था ०(विविध) 03 / 2008-1195— श्री विमलानन्द झा , भा 0 प्र 0 से0, उद्योग निदेशक एवं निदेशक , 
तकनीकी विकास, बिहार, पटना के अन्यत्र स्थानान्तरण एवं पदस्थापन होने तथा उनके द्वारा उक्त पदों का प्रभार स्वतः त्याग 
कर विरमित होने के फलस्वरूप उद्योग निदेशक एवं निदेशक, तकनीकी विकास के पद रिक्त हो गये हैं । वित्तीय वर्ष समाप्ति 
पर है तथा इस रिक्ति से उन निदेशालयों के कार्य कुप्रभावित हो रहे हैं । इस परिस्थिति में श्री अशोक कुमार मल्लिक, 
बि 0 प्र0 से 0 , विशेष सचिव - सह - अपर उद्योग निदेशक , उद्योग विभाग , बिहार , पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त उद्योग 
निदेशक , बिहार, पटना तथा निदेशक , तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
किया जाता है । 

2. यह आदेश उद्योग निदेशक के रिक्त पद पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किसी उपयुक्त पदाधिकारी के 
पदस्थापन अथवा अगले आदेश तक प्रभावी होगा । 
3. यह आदेश तुरत प्रवृत होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 )-अस्पष्ट , अवर सचिव । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

24 नवम्बर 2011 
सं ० 1 स्था०-137/ 06-2337/वि ० स० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार यात्रा 
भत्ता नियमावली , 1949 के प्रकरण-6 के उप प्रकरण -12 के नियम 140 के पश्चात् उप प्रकरण-13 एवं नियम -140 क जोड़ने से 
सम्बन्धित वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं० 3 ए -3 ( या ० भ० ) -05/2004 ( अंश ) -9933/ वि ० , दिनांक 25 अक्तूबर 
2011 को बिहार विधान - सभा सचिवालय में लागू किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


। 


27 फरवरी 2012 
सं ० 2 स्था०-167 /11-332/ वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -630 , दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवृत 
वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 / एम - 2-5-1/99 , खण्ड-1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 7 अप्रील 2005 एवं महालेखाकार, बिहार के 
कार्यालय के ज्ञापांक - जी ० ई०-12- BLA- XVI - 17-1769 , दिनांक 3 जनवरी 2011 के आलोक में श्री गिरीश झा , 

सेवा -निवृत्त 
उप - सचिव - सह - प्रभारी सचिव, बिहार विधान - सभा को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 जनवरी 2012 तक उनके कोष में संग्रहित 
300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य 
महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 4 अप्रील 2012 


3 


24 नवम्बर 2011 
सं 0 2 स्था०-51 /11-2343/ वि ० स ० — बिहार सेवा संहिता के नियम -73 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए - 7 - महा० 


01/2005-1500 वि ०( 2 ) , दिनांक 24 मार्च 2005 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 12 अप्रील 2005 के 


अनुसरण में श्री अशोक प्रसाद , अवर सचिव ( प्रतिवेदन ) , बिहार विधान- सभा सचिवालय का 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 


फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर 2011 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त किया जाता है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


1 फरवरी 2012 
सं० 2 स्था०-11/ 11-165 / वि ० स० – श्रीमती सुजाता मिश्रा, प्र ० प० ( पुस्तकालय) , बिहार विधान - सभा, जो वेतन बैण्ड 


PB-3 , 15,600-39,100 रू ० में प्रतिमाह 24,610 रू ० वेतन पाती हैं , को बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) 


के तहत दिनांक 8 नवम्बर 2011 से 18 नवम्बर 2011 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही उक्त संहिता के 


नियम 159 के तहत दिनांक 19 नवम्बर 2011 एवं 20 नवम्बर 2011 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी 


जाती है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


25 जनवरी 2012 
सं ० 2 स्था०-136/2010-119/ वि ० स ० — बिहार सेवा संहिता के नियम -73 एवं 


वित्त विभाग के संकल्प 


संख्या-3 ए- 7 - महा०-01/2005-1500 वि ० ( 2 ) , दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-499 , दिनांक 


12 अप्रील 2005 के अनुसरण में श्री मु० जैनूल , उप - सचिव , बिहार विधान - सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 


फलस्वरूप दिनांक 31 जनवरी 2012 के अप ० से सेवा-निवृत्त किया जाता है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


25 जनवरी 2012 
स्था०-167/ 11-121 / वि ० स ० — बिहार सेवा संहिता के नियम 73 


सं ० 2 


तथा वित्त 

वित्त विभाग के संकल्प 


सं०-3ए०-7 - महा०-01/2005-1500वि ० (2 ) , दिनांक 24 मार्च 2005 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-499 , दिनांक 


12 अप्रील 2005 के अनुसरण में श्री गिरीश झा , उप - सचिव , बिहार विधान - सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 


फलस्वरूप दिनांक 31 जनवरी 2012 के अपराह्न से सेवा -निवृत्त किया जाता है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 4 अप्रील 2012 


वाणिज्य कर विभाग 


पटना 


अधिसूचना 

23 मार्च 2012 
संख्या -6 / वि ० पत्रा0-24-10 / 2002-1226 / वा 0 - कर - गृह (विशेष) विभाग , बिहार 

के आदेश 
ज्ञापांक - स्टे 0 / झा 0 वि0-132 / 2010-17096, दिनांक 9 दिसम्बर 2011 के द्वारा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , 
भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या -14 / 279 / 2002 एस0 आर0 ( एस० ), दिनांक 8 जून 2006 के द्वारा दिये गये 
दिशा - निदेश तथा इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रॉची के पत्र संख्या-6860 , दिनांक 
21 दिसम्बर 2006 के द्वारा दी गई सहमति के आलोक में गृह (विशेष ) विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या -10458 , दिनांक 
17 दिसम्बर 2009 के द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंन्धेज के तहत् अपना अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण किये जाने हेतु बिहार पुनर्गठन 
अधिनियम 2000 की घारा -72 की उप - धारा-(2 ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित वाणिज्य - कर 
विभाग के श्री अशेष कुमार चौधरी , वाणिज्य कर पदाधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका आवेदन 
सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 संख्या-6762 / 2011 में पारित आदेश के परिपेक्ष्य में उनके अनुरोध पर एकल रूप से झारखंड राज्य संवर्ग 
पुनरीक्षण / स्थानान्तरण करने का निर्णय किया गया है । 

उपर्युक्त संवर्ग पुनरीक्षण / स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका आवेदन 
सी 0 डब्लू0 जे 0 सी 0 संख्या-6762 / 2011 में पारित आदेश के परिपेक्ष्य में किया जा रहा है, अतएव इसे पूर्वोदाहरण नही समझा 
जायेगा । 

3. उपर्युक्त संवर्ग पुनरीक्षण / स्थानान्तरण में वाणिज्य कर विभाग , झारखंड, रॉची के पत्रांक -3109 , दिनांक 27 
जुलाई 2010 एवं वाणिज्य कर विभाग, बिहार के पत्रांक -3388, दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा दोनो राज्य सरकार की 
सहमति प्राप्त है । इस स्थानान्तरण के फलस्वरूप यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा गृह (विशेष) विभाग, बिहार के 
पत्रांक -10458 , दिनांक 17 दिसम्बर 2009 के आलोक में वरीयता का निर्धारण होगा । 

अतः गृह (विशेष) विभाग , बिहार पटना के उक्त आदेश में विहित शर्तो के अधीन श्री अशेष कुमार चौधरी , 
वाणिज्य कर पदाधिकारी , सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , भागलपुर अंचल, भागलपुर को वाणिज्य कर विभाग , 
झारखंड, रॉची में योगदान करने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

मो 0 शमीम , उप – सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 03-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 अप्रील 2012 


5 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि पत्र ) 

19 मार्च 2012 
सं ० कौन / भी - 27 - विभागीय अधिसूचना संख्या -297, दिनांक 27 अक्तूबर 2010 की कंडिका -2 में उल्लेखित था 
कि " श्री जय प्रकाश पाल , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त को वाणिज्य कर पदाधिकारी कोटि के मूल पद पर पदावनत किया 
जाता है " उक्त अधिसूचना के कंडिका -2 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है : 

कंडिका -2 " श्री जय प्रकाश पाल , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त को वाणिज्य कर पदाधिकारी कोटि में मूल पद 
( वेतनमान रू ० 15,600-39,100 + ग्रेड पे -5,400) पर पदावनत किया जाता है । " पदावनत पद पर उन्हें मूल वेतन रू ० 
15,600+ ग्रेड पे -5,400 रू ० देय होगा । 
शेष यथावत् रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

6 फरवरी 2012 
सं० 1 स्था०-253/ 2011-202/ वि ० स० — बिहार विधान - सभा सचिवालय के सेवा -निवृत्त पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को 
संविदा के आधार पर नियोजन करने हेतु सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2387, दिनांक 2 दिसम्बर 2011 द्वारा निर्गत 
मार्गदर्शिका -2011 के तहत् निम्न रूप से चयन समिति का गठन किया जाता है 
( 1 ) श्री लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव 

सभापति 
( 2 ) श्री हरेराम मुखिया , उप - सचिव 

सदस्य 
( 3 ) श्री राजकुमार रजक , उप - सचिव 

सदस्य 
अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , उप - सचिव । 


2 दिसम्बर 2011 
सं० 1 स्था०-253 /11-2387/ वि ० स ० — सभा सचिवालय के सेवा -निवृत्त पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्ति 
करने हेतु विधान - सभा सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली 1964 के अधीन अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा निम्न रूप से 
मार्गदर्शिका विनिर्दिष्ट करते हैं 


6 


बिहार गजट , 4 अप्रील 2012 


बिहार विधान - सभा सचिवालय के सेवा -निवृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी मार्गदर्शिका, 2011 

1. संक्षिप्त नाम एवं परिभाषा ।- (i ) यह आदेश “बिहार विधान - सभा सचिवालय के सेवा -निवृत पदाधिकारियों/ 
कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मार्गदर्शिका , 2011 " कहा जा सकेगा । 

( ii ) यह तुरत प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 


2. परिभाषा ।- इस आदेश में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो 

( क ) अध्यक्ष " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा के अध्यक्ष । 
( ख ) “ सभा सचिवालय " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय । 
( ग ) " पदाधिकारियों / कर्मचारियों " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय के सेवा -निवृत्त पदाधिकारी/ 

कर्मचारी । 
( घ ) “नियुक्ति तिथि " से अभिप्रेत है इस आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि से तथा उसके बाद संविदा पर की गयी 

नियुक्ति की तिथि । 
( ड . ) " मार्गदर्शिका " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय के सेवा -निवृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों से 

संबंधित मार्गदर्शिका , 2011 । 
( च ) “ नियुक्ति प्राधिकार " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 1964 के 

नियम -6 ( ख ) के अधीन नियुक्ति पदाधिकारी । 
( छ ) “ संविदा " से अभिप्रेत है सभा सचिवालय में संविदा के आधार पर निर्देशिका में उल्लिखित पदाधिकारियों / 

कर्मचारियों के पदों पर की नियुक्ति । 
ज ) “ चयन समिति " से अभिप्रेत है संविदा पर पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति ( जिसके 

सभापति एवं सदस्य का मनोनयन माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा द्वारा नामित पदाधिकारी ) । 
( झ ) सेवा शर्ते " से अभिप्रेत है संविदा के आधार पर सभा सचिवालय में नियुक्ति होने वाले पदाधिकारियों / 

कर्मचारियों की सेवाशर्ते । 
( ञ ) “ मेधा सूची " से तात्पर्य है बिहार विधान - सभा सचिवालय में संविदा के आधार पर नियुक्ति होने वाले 

पदाधिकारियों / कर्मचारियों के लिए चयन समिति द्वारा तैयार की गई मेधा सूची । 
( ट ) " सेवा " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय में संविदा के आधार पर नियुक्ति होने वाले पदाधिकारियों 

एवं कर्मचारियों की सेवा । 
वैसे अन्य सभा शब्द अथवा पदावली जिसे यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है उसका वही अर्थ होगा जो बिहार 
विधान - सभा सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 1964 में वर्णित हो । 


3. संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले पदों की विवरणी निम्न प्रकार होगी : 

( क ) सामान्य शाखा : - सहायक , कनीय लिपिक , अनुसेवक एवं आदेशवाहक अनुसेवक । 
( ख ) सुरक्षा संवर्ग में पदों की कोटि निम्न प्रकार होगी :- मार्शल , सुरक्षा प्रहरी । 
( ग ) अवधायक से संबंधित गैरसंवर्गीय निम्नलिखित पद होंगे :- अवधायक , दरबान , फर्राश एवं मेहतर । 
( घ ) आशुलिपिक । 
( च ) प्रतिवेदक । 

परन्तुक “ अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा सचिवालय के आवश्यकता के अनुसार कोई पद रिक्त पद के विरूद्ध 
जोड़ सकते हैं । " 


4. उपर्युक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रथमवार एक वर्ष तक के लिए की जा सकेगी । 


5. संविदा के आधार पर तभी नियुक्ति की जाएगी जबकि स्थायी नियुक्ति / रिक्त पदों पर किसी कारणवश नियुक्तियों या 
प्रोन्नतियों में विलम्ब हो । 


6. प्रथमवार एक वर्ष की नियुक्ति को पुनः 65 वर्ष की आयु तक इस शर्त पर विस्तारित किया जाएगा कि नियुक्ति 
प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है । 


बिहार गजट , 4 अप्रील 2012 


7 


7. अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा संविदा पर नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन करेंगे जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जनजाति के होंगे । 


8. सेवा -निवृत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएँ लेने के दो तरीके होंगे 

( क ) भविष्य में सेवा-निवृत होने वाले पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का चयन एवं 
( ख ) पूर्व में सेवा-निवृत्त हो चुके कर्मी का चयन यदि वह कर्मी सभा सचिवालय में काम करना चाहता हो । 


9. ( क ) सभा सचिवालय के सेवा -निवृत्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन 


होगा : 


( i ) अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा संविदा पर नियुक्त कर्मियों की आवश्यकता का आकलन कर नियुक्ति कर 

सकेंगे । 
( ii ) जिस संवर्ग विशेष से पदाधिकारी/ कर्मचारी सेवा -निवृत्त हो रहे हैं उनका चयन उसी पद / संवर्ग के 

विरूद्ध होगा । 
( iii ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय - समय पर 

की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को किसी भी समय अध्यक्ष , 

बिहार विधान - सभा के आदेश से हटाया जा सकेगा । 
( iv ) सभा सचिवालय में सेवा -निवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के चयन में आदर्श रोस्टर के तहत 

राज्य सरकार के अनुरूप आरक्षण का नियम लागू होगा । 
( v ) नियोजित पदाधिकारी / कर्मचारी का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि 

घटाने के बाद जो राशि होगी वही सेवा -निवृत्त एवं पुनर्नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का मासिक 
मानदेय होंगे । 


( ख ) 


संविदा पर पूर्व से सेवानिवृत्त पदाधिकारी/ कर्मचारी के चयन के लिए प्रक्रिया 


: 


( i ) ऐसे सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को बिहार विधान - सभा सचिवालय द्वारा आम विज्ञापन 

निकालकर अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से सभा सचिवालय में चयन समिति की अनुशंसा 

पर नियुक्त किया जाएगा । 
( ii ) ऐसे नियोजन व्यवहार में पूर्व से उपलब्ध स्थायी रिक्तियों के विरूद्ध ही किया जाएगा । 
( iii ) चयन के लिए आदर्श रोस्टर प्रभावी होगा , जो बिंदु 1 से प्रारंभ होगा । 
( iv ) नियोजित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में से पेंशन 

की राशि घटाने के बाद जो राशि शेष होगी वही राशि उनका मानदेय होगी । 
( v ) ऐसे नियोजित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें किसी भी 

समय कार्य मुक्त किया जा सकेगा । 
( vi ) पूर्व से सेवा -निवृत पदाधिकारी/ कर्मचारी के चयन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक ही मान्य 


होगी । 


( ग ) 


उक्त प्रक्रिया के अधीन संविदा पर निम्नांकित कर्मियों की सेवा नहीं ली जा सकेगी : 


( i ) 


( ii ) 
( iii ) 
(iv ) 


जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला हो और उसमें न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी माना 
जाए । 
जिन पर निगरानी / सी ० बी ० आई० का जाँच चल रहा हो । 
जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही पूर्व से चली आ रही हो और उसका निष्पादन लम्बित हो । 
ऐसे पदाधिकारी/ कर्मचारी जिन पर कोई गंभीर आरोप पूर्व से सभा सचिवालय में विचाराधीन हो । 


8 


बिहार गजट , 4 अप्रील 2012 


( v ) 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा की दृष्टि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नियुक्त होने वाले सेवा-निवृत्त 
पदाधिकारी / कर्मचारी एक नजर में सक्षम प्रतीत नहीं हो । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

गिरीश झा , प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 03-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 अप्रील 2012 


9 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


. 


अधिसूचना 

23 मार्च 2012 
सं ० 6 / पे० उ०-14-15 / 03-1213- श्री केदारनाथ राम, बिहार वित्त सेवा, तत्कालीन वाणिज्य - कर उपायुक्त, मुंगेर 
अंचल, मुंगेर, संप्रति सेवा -निवृत्त मुंगेर अंचल के पदस्थापन काल में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं के लिए विभागीय 
अधिसूचना सं०-325 / सी , दिनांक 23 मई 2005 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत इनके पेंशन से 25 
प्रतिशत कटौती किये जाने का निर्णय संसूचित किया गया था । 

श्री राम द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC सं०-10923 / 06 दायर किया गया जिसमें दिनांक 9 मार्च 
2011 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के विरूद्ध श्री राम द्वारा पुनः एल ० पी ० ए० सं०-963 / 2011 द्वारा चुनौती 
दी गयी । उक्त एल ० पी ० ए ० में दिनांक 11 जुलाई 2011 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना 
संख्या -325 / सी , दिनांक 23 मई 2005 को निरस्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव , 

बिहार , पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 03-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


